शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 -2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


E 


सत्यमेव जयते 


पyo 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 388 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 - भाद्रपद 10, शक 1939 


गृह (पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 3 -26/ 2017 / गृह - दो, – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खंड ( ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34) के अधीन अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में तथा 
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट 
स्थान को , उसके तत्स्थानी कॉलम (3) की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये, “पुलिस थाना ” के रूपमें निर्दिष्ट एवं घोषित करते हैं , जो इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, 


अनुसूची 


स . क्र . 


पुलिस थाना का नाम 


संबंधित पुलिस थाना के क्षेत्राधिकार 
के भीतर आने वाले क्षेत्र 

( 3 ) 


( 2 ) 


संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य 


राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पुलिस थाना, 
डी -1 ऑफिसर्स बंगला, मौलश्री विहार, 
पुरैना , रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492006 


No. F 3 - 26 / 2017/Home- 2 . — In exercise of the powers conferred by clause (s ) of Section 2 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the State Government, hereby, declares the place specified in column (2 ) of 
the Schedule hereunder as “ Police Station " for the area specified in the corresponding entry in column (3) thereof, in 
respect ofthe investigation of Scheduled Offences under the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and 


775 


776 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017 


for exercising the powers conferred under the provisions of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) with 
effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette. 


SCHEDULE 


S . No. 


Name of the Police Station 


Areas falling within the 
respective jurisdiction of 
Police Station 

( 3 ) 


____ (1 ) 


( 2 ) 


Whole State of Chhattisgarh 


National Investigation Agency 
Police Station , D - 1 Officers Bunglow , 

Moulshree Vihar, Purena , Raipur , 
Chhattisgarh - 492 006 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . के . माथुर, उप - सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर 


तथा प्रकाशित - 2017 


